रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III -- खण्ड 4 
PARTIISection 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


सं . 176 ] 
No. 176] 


नई दिल्ली , शुक्रवार, जुलाई 6 , 2001 / आषाढ़ 15 , 1923 
NEWDELHI , FRIDAY , JULY 6, 2001/ ASADHA 15 , 1923 


- 


STATE BANK OF BIKANERAND JAIPUR 

NOTICE 


स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर 

सूचना 

जयपुर, 29 जून, 2001 
एस एण्ड बी / 484. - एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि 
भारतीय स्टेट बैंक ( समनषंगी बैंक ) अधिनियम, 1959 की धारा 25 ( 1 ) 
( द ) के अंतर्गत निदेशक श्री भीकम चंद अग्रवाल का कार्यकाल 
दिनांक 6 जुलाई, 2001 को समाप्त होगा । अत: यह आवश्यक हो गया 
है कि उपर्युक्त रिक्त स्थान को तीन वर्ष की अवधि के लिये भरा आवे । । 
तद्नुसार उन अंशधारियों से जो पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 27 के 
अंतर्गत अयोग्य नहीं हैं , नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं । सभी दृष्टि से 
पूर्ण ऐसे नामांकन दिनांक 24 जुलाई, 2001 को या इससे पूर्व बैंक के 
प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, सी - स्कीम, जयपुर को पहुंच जाने चाहिएं । 
इस दिनांक के बाद प्राप्त नामांकन मान्य महीं होंगे । 

पुन: सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त उद्देश्य हेतु स्टेट बैंक 
ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अंशधारियों की साधारण सभा बुधवार , 
दिनांक 8 अगस्त, 2001 को प्रात: 11. 00 बजे ( मानक समय ) बिरला 
ऑडिटोरियम, स्टेच्यू सर्किल के पास, जयपुर पर आयोजित की जायेगी । 

मण्डल की आज्ञा से, 

मधुकर, प्रबन्ध निदेशक 
[विज्ञापन - III/IV/244/2001 / असाधारण ] 


Jaipur, the 29th June, 2001 
S & B/ 484. -- Notice is hereby giventhat the tenure 
of the office of Shri Bhikam Chand Agarwal, Director of 
the Bank elected u/ s 25 ( 1) ( d) of State Bank of India 
(Subsidiary Banks ) Act, 1959 will expire on 06 -07 - 2001. It 
has, therefore, becoine necessary to fill up the said vacancy 
for a period of three years . Accordingly , nominations are 
invited from the shareholders who are not disqualified 
u /s 27 ibid . Such nominations complete in all respectmust 
reach the Bank at its Head Office , Tilak Marg, " C " Scheme, 
Jaipur on or before the 24th July , 2001. Nominations 
received after this date will not be valid . 


It is further notified that for the above purpose a 
General Meeting of the shareholders of State Bank of 
Bikaner and Jaipur will be held at Birla Auditorium , Near 
Statue Circle, Jaipur on Wednesday, the 8th August, 2001 
at 11 .00 A. M. ( Standard Time). 

By Order of the Board , 
MADHUKAR ,Managing Director 

JADVT -III/IV/ 244/ 2001/ Exty .] 


2116 अ /2001 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , Now Dolhi-110064 

ad hu n . of Publications, Dolhi-110054 . 


